निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


M 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 वैशाख 1944 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 263 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 मई 2022 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

22 फरवरी 2022 
1. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2440 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार 
तिवारी , ( ए 0 डी 0 जे 0 ) विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , बिहार , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु वे विशेष 
कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
2. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2441 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ओम प्रकाश सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , औरंगाबाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
3. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2442 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रजनीश कुमार 
श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अररिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , सारण , छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


, 


, 


, 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मई 2022 


, 


, 


4. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2443 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सत्येन्द्र पाण्डेय , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना , स्पेशल जज , सी 0 बी 0 आई 0 कोर्ट नं0-1 , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु वे स्पेशल 
जज , सी 0 बी 0 आई 0 कोर्ट नं0-1 , पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
5. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2444 / महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री जय प्रकाश , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मधुबनी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
6. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2445 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश कुमार III , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नवादा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , कैमूर , भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
7. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2446 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ब्रज मोहन सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , मधेपुरा के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
8. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2447 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश मालवीय , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
9. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2448 –– महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री कौशलेश कुमार 
सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खगड़िया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
10. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2449 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री सुषमा त्रिवेदी , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , रोहतास , सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


, 


, 


, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मई 2022 

3 
11. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2450 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार 
मिश्रा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
12. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2451 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री संगीता , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी , P.O. Exclusive Special Court under SC / ST 
( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 and P.O. Special Court for MPs / MLAs . ht foreli ya 
सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । 
परन्तु वे P.O. Exclusive Special Court under SC / ST ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 
and P.O. Special Court for MPs / MLAs . के पद पर पदस्थापित रहेंगी तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन 


, 


करेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
13. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2452 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री दीपांकर पाण्डेय , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भागलपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
14. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2453 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रूपेश देव 
( ए 0 डी 0 जे 0 ) , प्रभारी निबंधक , आई 0 टी 0 - सह - सी 0 पी 0 सी 0 , पटना उच्च न्यायालय , पटना को जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु 
वे प्रभारी निबंधक , आई 0 टी 0 - सह - सी 0 पी 0 सी 0 , पटना उच्च न्यायालय , पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगे तथा अपने 
कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
15. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2454 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री पुरूषोत्तम मिश्रा , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बक्सर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
16. सं ० 7 / स्था o - 1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2455 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री अनामिका टी 
( ए 0 डी 0 जे 0 ) , प्रभारी निबंधक ( स्थापना ) , पटना उच्च न्यायालय , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त 
करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु वे प्रभारी निबंधक ( स्थापना ) , 
पटना उच्च न्यायालय , पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगी तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
17. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2456 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बेनीपुर ( दरभंगा ) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मई 2022 


, 


18. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2457 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री कन्हैया जी चौधरी , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नालन्दा , बिहारशरीफ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , नालन्दा , बिहारशरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
19. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2458 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री हर्षित सिंह , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोजपुर , आरा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
20. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2459 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री शिल्पी 
सोनीराज , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जहानाबाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
21. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2460 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राधे श्याम शुक्ला , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
22. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2461 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सुजीत कुमार 
श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , समस्तीपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
23. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2462 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री निखिलेश कुमार 
त्रिपाठी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , औरंगाबाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
24. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2463 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री त्रिलोकी दूबे , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना , Exclusive Special Court under SC / ST ( Prevention of 
Atrocities ) Act , 1989 and P.O. Special Court for MPs / MLAs . Col for all yo 147 RARITEfigi cilè 
में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु वे Exclusive 
Special Court under SC / ST ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 and P.O. Special Court 
for MPs / MLAs . के पद पर पदस्थापित रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
25. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2464 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री गोपाल जी , अपर 


, 


, 


, 


5 


, 


, 


, 


, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मई 2022 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रोहतास , सासाराम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , पश्चिमी चम्पारण , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
26. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2465 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक राज , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , औरंगाबाद , P.O. Special Court for MPs / MLAs . को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है । परन्तु वे P.O. 
Special Court for MPS / MLAs . के पद पर पदस्थापित रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
27. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2466 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 

7 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री त्रिभुवन यादव , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोजपुर , आरा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , भोजपुर , आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
28. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2467 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार 
सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सुपौल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
29. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2468 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अली अहमद , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खगड़िया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
30. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2469 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री प्रजेश कुमार , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार 
न्यायालय , सीवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
31. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2470 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री आनन्द नन्दन 
सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीतामढ़ी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान 
न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
32. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2471 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री संजय अग्रवाल , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दरभंगा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय , शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
33. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2472 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सैयद मोहम्मद 


1 


, 


, 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मई 2022 


, 


शब्बीर आलम , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जमुई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , वैशाली , हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 

सरकार के अवर सचिव । 
34. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005 सा 0 प्र 0 2473 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -8206 
दिनांक 09.02.2022 एवं पत्रांक -7946 दिनांक 08.02.2022 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री दिग्विजय कुमार , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिमी चम्पारण , बेतिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए 
प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

शालिग्राम पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 263-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


